सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 पौष , 1940 ( श० ) 
संख्या - 30 राँची, मंगलवार, 15 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
15 जनवरी , 2019 


संख्या-5/ आरोप-1-16/ 2014- 104 ( HRMS)-- श्री अनवर हुसैन, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला-हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी , झरिया , धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त , धनबाद के 
पत्रांक - 2282/ गो०, दिनांक 17 सितम्बर , 2013 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध 
कराया गया, जिसमें श्री हुसैन के विरूद्ध झरिया अंचल अन्तर्गत मौजा जोरापोखर, मौजा नं०-110 , 
खाता नं०-145, प्लॉट नं०- 3064, रकबा- 20 डिसमिल भूमि के लिए दाखिल खारिज वाद 
सं०- 202( V )/07-08 में दिनांक 18 मार्च, 2008 को पारित आदेश रैयत का जमाबंदी संख्या 90 कायम 
करने के तथ्य को मूल पंजी देखे बगैर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 
दाखिल खारिज करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -10839 दिनांक 16 नवम्बर , 2013 द्वारा श्री हुसैन से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री हुसैन के पत्र , दिनांक 11 जून , 2015 को 
स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 15 जनवरी, 2019 
श्री हुसैन के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त , धनबाद के पत्रांक -1583/ गो० , दिनांक 
14 सितम्बर , 2015 मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०- 9937 
दिनांक 19 नवम्बर , 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -513 दिनांक 23 दिसम्बर , 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । संचालन पदाधिकारी का मंतव्य अस्पष्ट रहने के कारण 
विभागीय पत्रांक - 9740 दिनांक 12 सितम्बर , 2017 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा , भा०प्र०से० , सेवानिवृत 
विभागीय जाँच पदाधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । 

श्री झा के पत्रांक -19 दिनांक 11 जनवरी , 2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया 
गया है, जिसमें श्री हुसैन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अर्थहीन , असंगत एवं निराधार प्रतिवेदित किया 
गया । संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक - 4985 , दिनांक 05 जुलाई , 2018 
द्वारा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड से संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन 
पर मंतव्य की माँग की गयी । 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक - 3839 , दिनांक 
12 सितम्बर , 2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर सहमति प्रदान की गयी । 

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड 
से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री अनवर हुसैन , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच), तत्कालीन अंचलाधिकारी , 
झरिया , धनबाद को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है । 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


No. 


G. P. F. No. 


MD . ANWAR HUSSAIN 


20060400003 


| श्री अनवर हुसैन , झा०प्र०से० (प्रथम बैच ), तत्कालीन अंचल 
अधिकारी, झरिया, धनबाद को आरोप मुक्त करते हुए मामले 
को संचिकास्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS /2972 


रखण्ड 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 30 -- 50 


